


AEN 


-: तसनीफ़ : 
अञूला हज़रत इमाम अहमद रज़ा क्रादिरी 
फ़ाज़िले बरैलवी (अलैहिईहमा) 
- बफैज़ :- 
हुज़ूर मुफ्तिए अआज़म हज़रत अल्लामा शाह 
मुहम्मद मुस्तफ़ा रज़ा क्रादिरी नुरी (अलेहिरहमा) 


॥ 4 








क्या फरमाते हैं ओलमा-ए-किराम अहले सुन्नत इस मस्अले में 
र के जैद (जनाव मौलाना ढिदायत रसूल साहव लखनवी) दावा : करते है कि | 
| रसूलुल्लाह ८५24५ को अल्लाह तआला ने इल्मे गेब अता फरमाया 
|| है । दुनिया में जो कुछ हुआ और होंगा, यहाँ तक के मछ्लूक की पेदाईश 
| से दोज़ख़ व जन्नत में दाखिल होने तक, और तमाम अव्वलीन (पहले के 
॥ लोग) व आख़ेरीन (जो आख़िर में होंगे) सब को इस तरह देखते है, जिस 
|| तरह अपने हाथ की हथेली को, और इस दावे के सुबूत में कुरआन की 
| आयतें व हदीसें व ओलमा के अकवाल, (बाते) पेश करता है । 

बक्र, (एक शख्स) इस|आकाददे क्रो कुफ़् व शिर्क कहता है और 
| बहुत ही सख्ती के साथ दावा करता है के हुजूर सरवरे आलम 
कुछ नहीं जानते, यहाँ तकी के" ओप 'कों अपने' खातमे का हाल भी मालूम | 
न था और अपने इस दावे के सुबूत में किताब “तक्वीयतुल ईमान” 
(अज :- मौलवी इस्माईल दहलवी) की इबारतें पेश करता हैं, और कहता है 
के रसूलुल्लाह (4% के बारे में येह अकीदा के आप को इल्म जाती 
था या येह के खुदा ने अता फरमाया था, दोनों तरह शिर्क हैं । ५ 

अब ओलामा-ए-रब्बानी की बारगाह में गुजारिश हैं के इन दोनों 

में से कौन हक पर और बुजुगनि दीन के अकीदे पर है और कौन बद | 
| मजहब जहन्नमी है । और उम्र (एक तीसरे शख्स) का दावा है के शैतान 
का इलम (मआजल्लाह) हुजूर सरवरे आलम ८५४44४2 के इल्म से 
॥ ज्यादा है, उसका मंगोही मुर्शिद (र्लीद अहमद गंगेही) अपनी किताब “बरहीने 
| कातिअ” के सफा 74 पर यूँ लिखता है के---“शैत्रान को वुस्अते इलम नस 
से साबित हुई, फुख्रे आलम की वुस्अते इलम की कौन सी नसे कृताई 
| है” (यानी शैतान को ज्यादा इल्म होना तो कुरआन से सावित है, फे आलम 
h श को शैतान से ज्यादा इल्म है इस के लिए कुरआन में कोई बुली आयत नही) 








जैद (जनाब मौलाना हिदायत रसूल सहाव लखनवी) का कहना हक्‌ व || 


सही हैं और बकर का गुरूर मरदूद व निहायत ही बुरा ख्याल है । बेशक 

| अल्लाह रब्बुल इज्जत:*७ॐ* ने अपने हबीब अकरम ४22४४“ का ॥ 

"तमाम अव्वलीन व आख़ेरीन का इल्म अता फ्रमाया | मश्रिक से मगरिब 

तक, अर्श से फूर्श तक, सब उन्हें दिखाया, आसमानों, व ज़मीन का गवाह | 

बनाया, रोजे अव्बल से रोजे आखिर तक सब ७०%९\45८/£\4 उन्हे | 

बताया । इन चीजों में से जो अभी बयान हुई कोई जरी हुजूर के इलम 

से बाहर न रहा, हबीबे करीम/£28):2 «2 का अजीम इल्म इन 

सब को धेरे हुए हैं, न सिर्फ थोड़ा बल्कि हर छोटे से छोटे व बड़े से 

बड़े, हर गीली व सुखी चीज़, जो' पत्ता गिरता है, ज़मीन की अन्धेरियों || 

में जो दाना कहीं पड़ा है, सब दकः को«जुदा५जुदा जान लिया ।१% बल्कि | 

जो कुछ बायान हुआ हरगिज ध रसूलुल्लाह - ८५-१४४१ | 

का पूरा इल्म नहीं, ४४६॥४//४४०७४१९४८४१ बल्कि हुल्लूर के इल्म 

| से एक छोटा हिस्सा है, अब तक इल्मे मुहम्मदी में वोह हजारों बे हद 

व ऐसे समुन्दर लहरा रहे हैं जिन के किनारे नहीं हैं जिन की हकीकृत 

को वोह खूद जाने या उनका अता करने वाला उनका मालिक व मौला । 
हदीस की किताबों व बहुत पहले के ओलमा-ए-किराम की किताबों व 

हदीस में फ़ायदा देने वाली इस की मुकम्मल दलीलें हैं और अगर कुछ न हो 

तो /८ुर॒आने अजीम खूद चश्मदीद गवाह व इन्साफ करने वाला है । 
अल्लाह तला इरञ्जद फरमाता है 

“उतारी हम ने तुग पर करिताब किस में हर || \०८४ ५% i 

बाज़ ख रन बयान है और मुसलमानों के || >2८ 6 ७५७५४ ९९४७४ 

लिए हिदायत व रहमत व बज्ञारत” । Fg 
और अल्लाह तआला फरमाता है--- 

ह “लुरआन वेह बात नहीं जो बनाई जाए. || 

अगली क़िताबों की तस्दीक है और हर 








चीज का साफ जुदा जुदा बयान है” || 
और अल्लाह तआला फरमाता है 
“हम ने किताब में कोई चीज़ छुपा नही रखी” 
जब झुर आने मजीद हर चीज़ का बयान है और बयान भी कैसा ! छि 
रौशन, और रौशन भी किस दर्जे का, तफ्सील के साथ, और अहले सुन्नत | 
के मजहब में चीज़ हर मौजूद को कहते हैं । तो अर्श से फर्श तक तमाम 
झएनात तमाम मौजूद चीजें इस 'बायान में दाखिल हुए और तमाम चीजों 
में लव्हे महफूज़ भी जिस में जो कुछ लिखा हुआ हैं उस सब तफ्सील 
शामिल हैं । अब कुरआने अजीम से ही पूछ देखिये के लवहे महफूज़ 
में कया क्या लिखा हैं । 
अल्लांह तआला फरमाता ् 
“हर शटी बडी चीज लिखी हुं हे"। ||.” ९/५245 
और अल्लाह तआला फरमाता है------ 


be | Eds 
जमा फरमा दी हैं” ह ६४:४८ (७ 
| और अल्लाह तआला,फूरमाता, हैजा) ह 
| “कोई दाना नहीं ज़मीन की अन्धेरियों NEUES ESS 
में और कोई गीली और सूखी चीज़ WSs 
नहीं मगर येह के सब एक रौशन EDS 
किताब में लिखा हैं” 

८26, कैसे कुरआन की रौशन आयतों से रौशन हुआ के 
हमारे हुजूर साहिब झुरआन - ८)८६%}4 को अल्लाह तआला ने तमाम 
| चीजों का ----७%८56४\4और लव्हे महफूल़ में तमाम शामिल चीज़ों 
का इलम दिया और मश्रिक व॑ मगरिब व आसमान व अर्श व फर्श में 
कोई जर्रा हुजूर के इलम से बाहर न रहा । और जब येह इल्म कुरआने 
अजीम के eps तर्णमा :- के इस में हर चीज़ का रौशन बयान है) 
से साबित हुआ और पूरी तरह जाहिर के येह बयान तमाम कलामे मजीद 
का है न हर आयत'या,सूरत का तो तमाम कुरआन नाजिल होने से .पहले 
| अगर बाज़ आम्बिया (7%: के बारे में इर्शाद हो६५% या 


(म पर कल 
































खिलाफ और इल्मे मुस्तफ़ा के न होने की दलील नहीं हो सकता । [|| 
| ८९/४) जिस कद्र किस्से व रिवायतें व ख़बरे व हिकायतें || 
ही हुजूर मुहम्मद रसूलुल्लाह /%:2)५£ 2») के अजीम इल्म के घटाने को 
है कुरआन की आयतें पेश की जाती हैं उन सब का जवाब इन्हीं दो जुम्लों | 
है में हो गया है । |] 
हे ८ तमाम मुख़ालेफृत करने वालों को आम दावत है के #£र७ 
BA छोटे बड़े सब इकठूठे हो कर एक यकीनी आयत दलील के लिए, 
झिया एक हदीस मुतवातिर यकीनी हदीसों की किताबों से छाट कर लाए जिस || 
थ| से साफ़ खुले तौर पर साबित हो के तमाम, कुरआने अजीम के नाजिल 
है होने के बाद भी इन बयान हुई चीज़ो में 20५8 6६६८ से फलों बात 
है हुजूरे अकदस १2१2292} पर छूपी रह गई जिस का इल्म हुजूर को 
थि दिया ही न गया------ ५८2 45s sss ५. 
हि तर्फ: औौर अगर ऐसी दलील न ला सको और हम कहे देते है के हरगिज़ न 
थि ला सके, तो खूब जान ले के अल्लाह राह नहीं देता दगाबाज़ों मक्करों को | 
र मौलवी रशीद अहमद गंगोही लिखता 
छ “फृख्र आलम -- (५2 फ्रमते है---/2!०५५१०० ५८१9-९ 

और शेख अब्दुल हक्‌ .रिवायेत करते है के मुझ को दीवार के पीछे का 
8 भी इल्म नहीं” (मआजल्लाह)--77- 
रहा शेख अब्दुल हक्‌ का हवाला, इस.के सिवा के रिवायत व || 
| हिकायत में फूर्क है इस बे अस्ल किस्से से दलील लाना और शेख मोहकिक्‌ 
ह| अब्दुल हक मोहह्दीस 7/4 की तरफ इस हदीस की सनद मन्सूब करना 

कैसी जुर्अत व बे शर्मी है । जब के शेख़ मोहकिक अब्दुल हक मोहद्दीस 


रु £ Rave Gaels lg GASES GN 
fll og Robt 

El UDI Ech =D 22 
ह र्णा :- एक एतराज़ किया जाता है के कुछ रिवायतों में है कि रसूलुल्लाह +25 























|| जवाब येह है कि इस हदीस की कोई अस्ल नहीं और येह रिवायत सही नही है ।) 


इमाम इब्ने हजर अस्कूलानी फरमाते हें--%८%”४ येह रिवायत 
|| बिल्कुल बे अस्ल है । इमाम इन्ने हजर मक्की ने किताब “अफुज़लुल कुरा 
॥ में फरमायाः ८६ (७:४5 इस के लिए कोई सनद न पहचानी 
|| गई । (यानी इस- रिवायत का कोई सुबूत नहीं ।) 
अफसोस इसी मुंह से अपने अकीदे अच्छे बताना, सही हदीसों 
|| को भी झूटलाना, इसी मुंह से नबी 0८22६4 का अजीम इल्म घटा 
{| कर ऐसा बे अस्ल किस्सा सुबूत के तौर पर लाना, और दिखावे के लिएं 
| शेख़ मोहकिक्‌ अब्दुल हक मोहद्दीस दहलवी का नाम लिख जाना, जो साफ 
| फरमा रहे है के इस किस्से की जड़ न बुन्याद, आप इस के सिवा क्‍या ॥| 
|| कहीये के ऐसों की दाद ना फुरयाद । अल्लाह ! अल्लाह ! नबी-ए-करीम | 
| 2८/7} की खूबियों और फजीलतों को छोड़ कर येह बकवास 
गिनाए, ताकि बुखारी व मुस्लिम .की$हदीसें' भी मरदूद बनाए और हुजूर 
| की शाने अक्दस में तौहीन करने भें दिलचस्पी दिखाएँ, के बे असल बे 
सुबूत बातें सब समा जाएँ, । 
% हाल ईमान का मालूम है बस जाने दो । 
सहीहैन बुखारी व मुस्लिम में हज़रत छ #१ से रिवायत है-- 
रसूलुल्लाह १८ ने एक बार हम || !}५४१८१*०६:५३.4\ 2 
में खड़े हो कर जब से कियामत तक DP is HN 
जो कुछ. हेने वाला था सब बयान फरमा CASO ० 
दिया कोई चीज़ न छोड़ी । जिसे याद || ५०४) १७/5 > | 
| रहा याद रहा जो भूल गया भूल गया । | [‰५-५6*३३-२१४३० ८५३.४7४ 
यही मजमून “अहमद” ने मुस्नद में, बुखारी ने तारीख़ में, तबरानी £ 
| ने कबीर में हज़रत मुगीरा बिन शैबा >५%से रिवायत किया, सही बुखारी 
॥ शरीफ्‌ में हज़रत अमीरूल मोमेनीन उमर फारूक »%}\४/९ से रिवायत है-- 
“एक बार सैय्यदे आलम ५-4/2 BBN A 
ने हम में खड़े झे कर सब मख्लूक ५२०७० ७. २:५४५४ 
पैदाईश से ले कर जन्नतियों के OSB As || 








है ~ 8 = 
Ce दोजख़ियों के दोज़ख़ जाने || ८५०!2५५२०७. ३५० 
4 तक का हाल हम से बयान फरमा bs Bras? 3astt | 

दिया, याद रखा जिस ने याद रखा, 
और भूल गया जो भूल गया । की 

सही मुसि शरीफ में हजरत उम्र बिन अख्तब अन्सारी£१3७१:५४ 
से है----- “एक दिन रमुलुल्लाह ८2५४} ने नमाजे फ्ज के सूरज गुरूब हेन || 
तक खुतबा फृरमाया, बीच भें जोहर व अस्र की नमाजों के अलादह कुछ काम न किया | 

eK es KASAI Y Gp abyss 

उसमें सब कुछ हम सें बयान फरमा दिया जो कुछ कियामत तक होने वाला 
था । हम में इलम वाला वोह है जिसे ज़्यादा याद रहा । 

जामए तिर्मीजी शरीफ वगैरा बहुत सी हदीस की किताबों में बहुत 
से सुबूतों के साथ दस सहाबा-ए-किराम [7९/2 से रिवायत है के 
रसूलुल्लाह BY ने फमाय----- 
“में ने अपने रब को देखा ही अपना” || {55 8११३८३८५१५३ | 
दसते कुदरत मेरी पीठ पर रखा के रे | Br Eos es te | 
में उसकी थन्ड़क महसूस हुई उसी तकत, इर |, | ३ ८5 ० ७२.३4७) 
चीज़ मुझ पर रौशन हो गई और मैं ने सब — PFs 
कुछ पहचान लिया” । 

इमाम तिर्मीजी फरमाते हैं oh 
| “थह हदीस हसन सही है मैं ने इमाम Eds hy 
बुखारी से इस हदीस का हाल पुछा तो CUDe baer ze | 
फूरमाया के येह हदीस सही हे” । Ibe Geis ध 

उसी (ति्मीनी शरीफ) में हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास --#2/से |“ 
इसी मेराज शरीफ के बयान में रिवायत है रसृलुल्लाह//&|/ ने फरमाया-- | 
“जो कुछ आसमानों और जमीन में है MeN G ess ff 
सब मेरे इल्म में आ गया” । oe 

शेख मोहकिकु (शाह अबुल छक नोलहिंस दहलवी).)2)227%-2 “शरहे 
मिश्कात” में इस हदीस के नीचे. फुरमाते हैं-----------------+--+ 





| (तर्जमा :- यानी मैं जान गया जे कुछ आसमानें और जमीन में हैं बाज़ और तमाम उलूमों को ।) 
इमाम अबू जर गिफ्फारी “£७५१५ और “अबू यज्ली व 'इब्ने 
मुनब्ने "व 'तबरानी“हज़रत अबू जर गिफफारी%*४ से रिवायत करते है- 
“नबी ५/4४52 ने हमें इस हाल पर Hd EFAS 
छेड़ा के हवा में कोई परिन्दा पर मारने || ५४4५5 ८५2.५६ 9७), 
वाला ऐसा नहीं जिस का इल्म हुजूर ने WANG SY 
| हमोरे सामानि, बयान न फरमा दिया हे” । * १३०४-७५ »० 
नसीमुर्रियाज़ शरहे शिफा-ए-काज़ी अयाज व शरडे ज़रकानी लिल | 
मुवाहिब में ह 
“यह एक मिसाल दी है उसकी के नबी YSIS 
५242: ने हर चीज़ बयान फरमादी FN ९.०४ fs? 
कभी तफ्सील से कमी मुख्तसर । | MUTE 
मुवाहिब इमाम अहमद कस्तलानी में है 
“और कुछ शक, नहीं के अल्लाह ||. १५७७७ ५५७५ 
तआला ने इर 2/४ के इस” Ras 
से ज़्यादा इलम दिया और ॥तपाम ४० Ket EyI er 
अगलों पिछलों का इलम हुजूर पर Creed as 
जाहिर फरमा दिया । 
तबरानी मुअजमे कबीर और “नसीम बिन हेमाद”किताबुल फितन 
और अबू नईम हुलिया में हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर/£)(१५१८५ से 
रिवायत करते . है, रसूल £८2) फरमाते है ! 
'बिशक मेरे सामने से अल्लाह LES) 
ने दुनिया उठा ली है और मैं उसे eSNG 
और जो कुछ उस में कयामत तक ARP SP 
होने वाला है सब कुछ ऐसा देख रहा di - 
हूँ जैसे अपनी हथेली को देख रह्म हूँ । Ne 
इस रौशनी के सबब जो अल्लाह 40२७७ 2८- -.५ 4७२ ० 
तआला ने अपने नबी के लिए रौशन ASS 
फरमाई जैसे मुहम्मद से पहले अम्बिया 





इस हदीस से. रौशन है के जो आसमानों व जमीनों में है और जो | 
कियामत तक होंगा उस सब का इल्म अगले अम्बिया Mo को भी अता | 


ज़मीन से आसमान तक उस वक्त जो कुछ ह रहा है, सैय्यदना इब्राहीम ख़लील || 
(हजारों बरस पहले उस सब को ऐसा देख रहे थे गोया उस वक्त हर जगह 
मौजूद हैं । ईमानी निगाह में येह न अल्लाह की कुदरत के लिए मुश्किल और | 
न ईज्जत व शान व अज़मते अम्बिया के मुकाबले बहुत ज्यादा । मगर बेचारे 
एतराज़ करने वाले जिन के यहाँ खुदा की हकीकृत इतनी हो के एक पेड़ के 
पत्ते गिन दिये वोह आप ही उन हदीसें को शिर्के अकबर कहना चाहे और जिन 
अइम्म-ए-किराम व ओलमा-ए-अलाम उन से सुबूत लाए, उन्हें कूल किया और | 
हमेशा बरकरार रखा, जैसे इमाम ख़ातेमुल हिफ्फाज़ इमाम जलालुददीन सुयूती 
मुसन्निफ “खसाइसुल कुबरा” व इमाम श्ुहाब)अहमद मुहम्मद ख़तीब कृस्तलानी | 
मुसन्निफं ` एवाहिबुल दुन्निया” व इभराम्‌ अबूल फुज़ल शुहाब इने हजर भक्की || 
भ हेसीमी शारहे शिफा काजी ,अयाज, व ,आल्लामा, मुहम्मद बिन अब्दुल बाकी | 
जरकानी शारहे मुवाहिब वगैरा १८7% उन्हें मुशरेक कहें । -#६५८११ 
सृही मुस्लिम व भुस्नदे इमाम अहमद व सुनन इनब्ने माजा में 
अबूजर ५८८८४ से है रसूलुल्लाह > फरमाते 
“मिरी उम्मत अपने सब आमाल नेक व बद ७०५२७५३०९४०.०५८ 
के साथ मेरे हुज़ूर (पेस) पेश की गई” | ५3५ 
= तबरानी और जिया-ए-मुखतारह में हुजैफ बिन उसैद|८ 
| से रिवायत है, रसूलुल्लाह “३५ ४७४:2. फरमते है---------- 
छि “कल रात मुझ पर मेरी उम्मत उस || 4८११८-०८५१४ 
हुजरे के पास भेरे सामने पेश की गई NE FENG 
बेशक मैं ने उन के हर शख्स को उस ७८००५ ५०:७५ st 
छि से ज्यादा पहचानता हूँ जैसा तुम में + Koa) 52} 
थि कोई अपने साथी के पहचाने” । 
आ इमाम अजल सैय्यदी बूसेरी #५८४ “इमामुल कुरा” में फरमाते है 








। रसूलुल्लाह#%६2५2का इल्म तमाम 
|| जहान को घेरे हुए है (वानी हु्ूर तमाम जहान 
|| से ज्यादा इल्म रखते हैं और सब कुछ जानते हैं) 


॥ “यह इस लिए के बेशक अल्लाह ने 
| हुजूरे अकदस.४१2४5// को तमाम 
4 जहान पर, इत्तेला, बख्शी तो सब 
[| अगले पिछलों और 558566 का 
इल्म हुजूर पुरनूर को हासिल हो गया । 


“हजरत आदम (१५/८ से ले कर 
कियामतर होने तक की तमाम अल्लाह, 
| की मख़लूकात को हुजूर सैय्यदे आलम ”' 
फ ~ का पेश की टाई। हुजूर 
ने तमाम पहली की मख़लूकात और 
जो आइन्दह होंगी सब को पहचान 
लिया जिस तरह आदम (५८/५४ को 
तमाम चीजों के नाम सिखाए गए थे । 


“पाकीज़ा जाने जब बदन के ईलाकों से 
जुदा हो कर जन्नत में रहने वालों से 
मिलती है तो उनके लिए कोई पर्दा नही 
रहता हैं, वोह हर चीज़ को ऐसा देखती 


उ लमक उ मी हैं कै- एन रूस उमा अल >ण 








इमाम इब्ने हजर मक्की, इस की शरह “अफुजलुल क़ुरा” में फरमाते है | 


इमामे जलील क्ुदवतुल मोहद्वेसीन सैय्यदी जैनुद्दीन ईराक़ी उस्ताद 
इमाभ हाफिज़ुल शान इब्ने हजर असकूलानी शरहे “महजब” में फिर 
अल्लामा ख़फाजी “नसीमुर्रियाज” में फूरमते है---------------¬ 


अल्लामा अब्दु्रउफ मुनादी “तैसीर” में फरमाते हैं----------- — 


और सुन्नी हैं जैसे पास हाजिर हैं ।३४५ /£%।४252'533 ५०७० ७४ 
इमाम इब्नुल हाज्ज मक्की मुदख्खल और इमाम कस्तलानी 








SUSY ei 
- ० 





















2 0 3५0७५ 
०५७००००५०१०॥७० ॥ 
Cyber) | 
Gas ५८५ ॥ 


SNH, 
aoe iris 
A oer 
teeta ats 
AREA AEA २४ ८९० +- 3 i 

Pe Ypsl 


yi 
u# 3 बज 
LB) 
AEN gS 













ने फरमाया रसूनुल्लाह%“०००४ की 


उरी उ-उ ला का उका हा 





दुनियावी हयात और इस वक्त की Ao ose 
हालत में कुछ फुर्क नहीं है इस बात. Rats ELS 
में के हुजूर अपनी उम्मत को देख रहे HED TY 

है उन के हर हाल उन की हर नियत Deas to set | 
उन के हर इरादे उनके दिलों के D2 sys osu | 
ख़ातरों को पहचानृते हैं और येह सब WYO sud | 
चीजें हुजूर 0५222} पर ऐसी रौशन = AS 






GBs Gs ay 





















(जाहिर) हैं जिन में हरगिज़ किसी तरह 
की पोशिदगी नहीं । हि i 
मुहम्मद रसूलुल्लाह/4“3 (52: के बारे में येह अकीदें हैं 
ओलमा-ए-रब्बनीन के । ओलमा-एं-हिनदुस्तान के शेखों के शेख़ हज़रत मौलाना 
शेख अबुल हक मोहद्िस दहलवी१४529*मदारिजुलुबुत” म फरमते है-- 
oii Eg cess * 
wb dep PLS 
CN SGD Lr 
Wis Hiden Sgr 
siege EET 
‘as BSS Ut < 
(तर्जमा :- उन की याद कर और उन पर दुरूद भेज, और ज़िक्र के वक़्त ऐसे 
हि हो जाओ गोया तुम उनकी जिन्दगी में उन के सामने हाजिर हो और उन को देख 
रहे हो पूरे अदब और तअजीम से रहो, हैबत भी हो और उम्मीद भी और जान 
लो के रसुुल्लाह,}७४८/ तुह देख रहे है और तुम्हारी बात सुन रहे है 
क्योंकि अल्लाह की सिफात से नवाजे गए है और अल्लाह की एक सिफत येह है 
कि जो मुझे याद करता है मै उसके पास होता हूं ।) 
अल्लाह तआला की बेशुमार रहमतें शेख्ने मोहकिक (अब्दुल हक्‌ 
महिस दहतवी) पर, जब नबी ५2४2४ को, हमारा देखना जिक्र किया, 
गोया फरमाया । और जब हुजूरे अकदस ५/225! का देखना हमें हि 
बयान “किया,--गर्ज के ईमानी निगाहों के सामने उस हदीसे पाक कीः तस्वीर ह 














| ॥| अल्लाह तआला की ईबादत कर, (इस 
॥ तरह के) गोया तू उसे देख रहा है 
| और अगर तू उसे न देखे तो वोह 


| “इरे अकदस९२}-/की बारगहे 
अकृदस से मुझ पर उस हालत का 
इलम अता हुआ के बन्दा अपने 
मकाम से मकामे मुकद्स तक क्यों 
कर तरक्की करता है के उस पर हर 
चीज़ रौशन हो जाती है जिस तरह 
॥ हुजूरे अकदस /2४* ने अपने इस 











|| तो यकीनन तुझे देखता है । - /‰2,/१.५-५४))/2 ४४ h 

| „ और (यही शाह अबुल हक्‌ मोहद्दिस दहलवी ५४2८) फुरमाते हैं------- | 

(८४८ Gide yen 

AFF BDSG Ee 

~= 2 E99 

(कर्णमा + जो कुछ दुनिया में हज़रत आदम (४४ से ले कर कियामत. के रोज़. | 

पहले सुर के फूंके जाने तक है अल्लाह ने हुनूर :}72:2%/ पर सब कुछ जाहिर | 
फरमा दिया, ताकि अव्वल से आखिर तक तमाम हलात मालूम हो जाएँ, उन्हें ने 

||| छ असहाब (सहाबा-ए-किराम) को उन बातों में से' कुछ की ख़बर दी ।) | 


[|| और (यही शाह अब्दुल हक्‌ pn 59 £) फुरमते है — | 
Ms rng Eats. ys AE Ys | 
| 3७४५५ HUGE ESO wi 
Biase abe ars orb U3 
co VAST eres Wl 
(तर्णमा ::५०९“(९ 3९ ,/9 और हर (४५०५० सब चीज़ों को जानने वाले हैं सब 
|| के हालात, अल्लाह के हुक्मों को, उसके हक्‍्मों की सिफतों को, सब के नाम, काम, और 
आसार, तमाम जाहिर व बातिन के उलूम अन्लल से आखिर तक सब आप के सामने है|) | 
शाह वली अल्लाह दहलवी, “फुयुजूल हरमैन” में लिखते है----- | 





र च्ल जय कय व ब | 





Weiss | 
Sst 
~ NG 























Jo tres | 
५:०%-25.0०७१४५-०४० । 
AN eis 
5 2०००५:००७०) 
Fs go ESS bh 
LSGIASN SS SS hy 
= CES EUN 











कुरआन व हदीस व बहुत" पहले के इमामों से इस मतलब पर ॥ 


बेशुमार दलीलें हैं और ख़ुदा इन्साफ दे तो यही कम जो बयान हुआ बहुत 
ज़्यादा हो जाए । गर्ज सूरज की रौशनी की तरह रौशन हुआ के जैद के 
| अकीदे के हुजूर को अल्लाह तला ने इल्मे गैब अता फ्रमाया हैं इस | 


अकीदे को मआजल्लाह कुफ़् व शिर्क कहना खूद कुरआने अजीम परं || 


तोहमत रखना और' सैकड़ों सही मशहूर साफ खुली हुई ज़ाहिर हदीसों का | 
रद्द करना और सैकड़ों अइम्मा-ए-दीन वं बुजुर्गो, बड़े बड़े ओलमा-ए-आमेलीन || 
व अजीम औलिया-ए-कामेलीन ५/४7 यहाँ तक के शाह वली अल्लाह, ||| 
शाह अबुल अजीज साहब को भी ८5० काफिर व मुश्रिक बनाना, और 
॥ सही हदीसों व भरोसे मन्द फकहीय-ए-किराम के हुक्म से-खूद काफिर व || 
मुश्रिक बनना हैं, इस के मुतअल्लिकृ, कई हदीसें व रिवातें व इमामों की | 
, बातें फुकीर के रिसुले;। “7 ४92525 Un “और रिसाला | 
ENG) tN 5 म देखिये । | 
| अफसोस के इन शिर्क बेचने वाले अन्ों'को इतना नहीं सूझता के अल्लाह | 
| का इल्म जाती है और' बरदे,,का, इल्म,,अताई, अल्लाह का इल्म वाजिब 
बन्दे का इल्म मुमकिन, अल्लाह का इलम पहले से-बन्दे का इलम पहले 
|| से नहीं, अल्लाह का इत्प मख़लूक नहीं-बन्दे का इलम मख़लूक, अल्लाह 
| का इल्म गुनजाईश से बाहर-बन्दे का इल्म गुनजाईश में, अल्लाह का इलम 
| हमेशा हमेशा बकी रहने वाला,-बन्दे का इलम फना होने वाला, अल्लाह | 
का इलम बदलने से पाक-बन्दे का इलम बदलना मुमकिन, । इन अजीम 
॥ बटवारों के बाद शिर्क का शक न होगा, मगर किसी मजन्रू (पागल) अक्ल | 
| के अन्धे को । इस इल्म ५६८56 जो बयान हुआ उसे मआजल्लाह ! 
| इल्मे इलाही के बराबर मान लेना समझते हैं हलॉकि अल्लाह तआला का 
इल्म तो वोह है जिस में बे इन्तिहा तफ्सील के साथ बहुत बहुत है जिस 
की कोई इन्तिहा नहीं या वोह जिस का हिसाब लुगाना न मुम्किन कहिये, 
उस का इलम पहले से है और हमेशा हमेशा रहेगा । 





सा टुकड़ा हैं । येह तो उन के सदके से उन के भाईयों मुर्सालीने किराम 
(रूल) (४24 ४५-234८ को बल्कि उनकी अता से उन के 
गुलामों, बाज़ औलिया-ए-अज्जाम /८\८-५५ को मिला हैं और मिलता हैं । 

अल्लाह /१/ की_ बेशुमार रहमतें इमामे अजल मुहम्मद बूसेरी 
शरफ़ुल हक्‌ वद्दीन 2४/25 पर *कसीदह बुरदह” शरीफ में फुरमाते है- 

SB 
ATS 

यानी या रसूलुल्लाह ! दुनिया और आख्िरत दोनों हुजूर के बख्शिश व 
करम के ख़वान से एके टुकड़ा है और लव्ह द कूलम का तमाम इलम जिन में सब 
कुछ लिखा हुआ हैं हुजूर के उलूम (इल्मों) से एक हिस्सा है । 

मुनकेरीन (यानी हुसूर के इत्मे गैब के इकार करने वालों) को सदमा हैं 
के मुहम्मद रसूलुल्लाह-0£2222;#के लिए रोज़े अव्वल से कियामत 
तक के तमाम 0९५५८४५ * का. इल्म तफ़्सीली मनाना जाता है । 
लेकिन 02:26 वोह तमाम: इल्प/ 9४४ ०४४ हुज़ूर मुहम्मद रसूलुल्लाह 
\24%2)}/ के इल्मों के अजीम समन्दरों से एक नहर है बल्कि बे 
इन्तिहा मौजों से एक लहर करार पाता हैं । 

जिन आयतों व हदीसों में इरशाद हुआ है के गैब का इलम होना 
अल्लाह तआला के लिए ही ख़ास है, अल्लाह ८/227 के सिवा कोई नही 
जानता, यकीनन हक्‌ और ८५८५.८ मुसलमान के ईमान हैं मगर मुन्किर 
गरूर करने वालों का अपने झूटे दावे में उन आयतों व हदीस से सुबूत 
लाना और उसकी बिना पर हुजूर पुरनूर/#/)/ के इलम ०५६४८४४ 
जो के अभी बयान किया गया उनके मानने वालों पर कुफ़् व गुमराहीँ का | 
हुक्म लगाना, एगल पन की दलील व कमजोर ख्याल है बल्कि खूद काफिर 
व गुमराह होना हैं । 

इलम अपने मकसद के एतेबार सें दो किस्म का होता हैं एक 
जाती के अपनी जात से बगैर किसी के दिये से हो । और दूसरा अताई, 
के अल्लाह का अतीया (बख्शा हुआ) 





का इल्म होने का कोई भी काएल नहीं । 
इमामें अजल अबू जकरया नववी <£४०८//<« अपने फुतावे फिर इमाम 

इब्ने हजर मक्की ९६४४१2५ अपने 'फताव-ए-हदीसियाँ में फरमाते हैं---- 
“यी, आयते गर खदा से इलम गैबका | | ५५६१८५४8 
जो इन्कार है उसके येह मञ्जनी है के गेब Eis) Ao ees 
अपनी जात से बे किसी के बताए-जनना MNEs Us } 
और अल्लाह का जो इल्म है येह अल्लाह Na CA BLS 
तआला के सिवा किसी को नहीं । रहे Baa NSN 
अम्बिया के मोजेजे और औलिया की करामते Desa YL 
यहाँ तो अल्लाह ४72£#के बताने से || -899७)#॥०७५....)-० ० 
उन्हें इल्म हुआ है, यूँ ही वोह बातें के आदत 
की वजह से जिन का इल्म होता हैं” 

मुखालेफृत करने वालों <5 सूक लाना व ख्याल झूटा होना यही 
से जाहिर हो गया । > | 

बकर की मक्का, वेह मु, ख्याल जिस मे हूर की 
निसबत (के हुछ़ूर कुछ नही जानते) का लफज़ ना पाक है वोह भी कुफ्र का 
कलमा व गुमराही बेबाकी है । बकर ने जिस अकीदे को कुफ़् व शिर्क || 
कहा और उस के रद्द में वोह बात बका जिस का अन्जाम अच्छा नहीं 
होगा, (जब छि) खूद इसी में साफ़ है के रसूलुल्लाह ४०4८/4. 
को अल्लाह तआला //: ने येह इलम अता फरमाया है । बकर का अताई 
इल्म का भी इन्कार कर देना और ख़ूद बाज़ इन्सानी शैतान के कौल से 
सुबूत लाना भी उस तअलीम पर साफ दलील हैं के उस का कहना के | 
(चाहे जाती इत्मे गै मानो या अताई माने) देनें। सूरत पर हुंमे शिर्क दिया है । अब 
उसके बुरे कलंमए कुफ़् होने में क्या शक हो सकता है, कुरआन की रौशन 
आयतों का इन्कार बल्कि सारे कुरआन का इन्कार, नबी SYS 
की रिसालत का इन्कार, बल्कि तमाम अम्बिया का इन्कार हैं और सैय्यदे 
आलम }-242/ की तौहीन बल्कि रब्बुल ईज्जत ५ की शान में तौहीन 
है, एक दो कुफ़् हो तो गरिने जाएँ । | 





साफ कुक है और बेशुमार कुरआन की आयतें व हदीसें का इन्कार हैं ! 
अल्लाह तला इरज्ाद फरमाता है 
आए नबी ! बेशक आख़िरत तुम्हारे | | & “८20७४ 
लिए. दुनिया से बेहतर है । 
और फरमाता है अल्लाह तआलाः 
बेशक नजदीक है के तुम्हारा रब तुम्हें 
॥ इतना अता फ्रमाएगा के तुम राजी 
हो जाओ । 
और फरमाता है अल्लाह तआला----------------------- 
जिस दिन अल्लाह रूस्वा न करेगा ६००८४ :४५ ४५ 
नबी और उनके सहाबा को उनका नूर Hal's vty 355 
उन के आगे और दाहिने दैड़ेगा । +: 2४-४८५१ 6४८४५26 
और फुरमाता है अल्लाह तआलाः 


करीब है के तुम्हारा रब | हर 
के मकान में भेजेगा जहाँ 
॥ आख़ेरीन सब तुम्हारी त़रीफ करंग।। [000४7 


बड़ी बरकत वाला है वोह जिस ने 
अपनी क़ुरदत से तुम्हारे लिए ख़ज़ाने 
व बाग से (जिस की तलब येह काफिर कर 
॥ रहे है) बेहतर. चीज़ें कर दी जन्नतें 
जिनके नीचे नहरें बहे और वोह तुम्हे 
जन्नत के उेचे उँचे महल बख्शेगा । ५; 
और हदीसें जिस की खूबसूरत तफ्सील हुज़्रे अकृदसकः६० की 
फजीलतों व ख़ूबियों की वफ़ात मुबारक व बर्जख़ व हशर व शफ़ाअत व 
कौसर व ख़ीलाफ्ते उज़मा व सब से बड़ी सरदारी व जन्नत में दाख़ला, 
अल्लाह का दिदार वगैर के बारे मेँ जो आई हैं । उन्हें जमा कीजिये तो 
एक लम्बा दफृतर होता हैं | यहाँ सिर्फ एक हदीस तबर्खक के तौर पर 





“जब लोगों का हञ्ज होंगा तो सब से 
पहले मैं मज़ारे मुबारक से बाहर 
तशरीफ्‌ लाउँगा और जब वोह सब 
खौफ ज॒दा रहेंगे तो उनका खुतबा देने 
वाला मैं होगा, और जब वोह रोके 
जाएंगे तो तो उन का शफाअत करने 
वाला मैं होंगा, और जब वोह न 
उम्मीद हो जाएँगे तो उनका बंशारत 
देने वाला मैं होगा, इज्जत देना, और 
तमाम कुन्जीयों उस दिन मेरे हाथ 


होगी, लिवउल हम्द (अन्ड) उस दिन |' 


मेरे हाथ में होगा, बारगाहे रब्चुल 
इज्जेंत में मेरी इज्जत तमाम औलोदे 
आदम से ज्यादा है, हज़ार ख़िदतमगार 
मेरे आस पास रहेंगे गोया वोह धूल 
मिंट्ूटी से पाक पकीज़ा हैं यां जगमगाते 
मोती हैं बीख़रे हुए । 


BEE) 
\५\५\५१५ || 
$ Slabs | 


naa) sly 


esses bh 


JB hy 
ANB Goce gi | 
gb) os | 
* Ps cy 
Bost Ges | 

«YN | 


गर्ज के बकर के गुमराह व बद दीन होने में हरगिज़, कोई शक नही 
। और अगर कुछ न होता तो सिर्फ इतना ही के “तक्वीयतुल ईमान” पर जो 
हकीकृत में तफवीयतुल ईमान (ईमान को डने वाली किताब) है उस किताब पर उसका 
ईमान है यही उसका ईमान सलामत न रखने को बस था, जैसा के फकीर 
के रिसाले £५5 वगैरा के पढ़ने पर जाहिर है । 

वोह शख्स जो शैतान के ख़बीस इल्म को हुजूर पुरनूर ८%) | 
के इल्मे अकृदस (595४5 ८४५ से ज्यादा कहे उसका जवाब इस कुफ़ 
की जगह हिन्दुस्तान में क्या हो सकता है)९४१५५-% रोजे जज़ा वोह 


ना पाक अपनी इस कुफरी 








२५०९५] यहाँ इसी कृद्र काफी है के येह ना पाक कलमा साफ हू 
मुहममदर्रसूलुल्लाह 24८९२२५० को अयेब लगाना है । और हुजूर 
|| ९-८2-८२०१ को अयेब लगाना कलमा-ए-कुफ् न हुआ तो कलमा-ए-कुफ | 
| क्या होंगा ! 
अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है- 

और जो लोग अल्लाह को तकलीफ देते SBS PEE 
| हें उन के लिए दुख की मार हैं । ADI DES 

जो लोग तकलीफ देते हैं अल्लाह और SNS REINO) 
|| उसके रसूल को, अल्लाह ने उन पर (900<59 TS) 
| लअनत फरमाई है. दुनिया और आख्िरत sy, IIIS 
|| में और उन के लिए तैयार कर रखी NSE 5 

है जिल्लत वाली मार । 
| शिफा-ए-इमामे अजल काजी अयाज़ और शरहे अल्लामा शुहाब 
| खफाजी “नसीमुर्रियाज” में है 
| यानी.जो शब्स नबी ८22% || ५१०0-७ 
i को गाली दे या हुजूर को“अयेब' लॅगाएं CA sh thie 
॥ और येह गाली देने से कम है के Caso ANG) 
|| जिसने किसी की निसबत कहा के Ors <.. 
| फलो का इलम नबी (“22८-११५ Nae) ws 
के इलम से ज़्यादा है, उस ने ज़रूर AN age 
हुजूर को अयेब लगाया, हुजूर की LBS 0) ka 
तौहीन की, अगरचे गाली न दी, येह BIE Bes 
|| सब गाली देने वाले के हुक्म में हैं || (६.१) (८:० ४४-० 92 ८६ 
|| उनके और गाली देने वाले के हुक्म में || (७५५५५०५) Bl 
|| कोई फूर्क नहीं । न हम उस से किसी || \८१४१5८४ १८४१9 #-% 
|| सूरत को जुदा करें न उस में शक व॑ 2५ ॥-2) ४८४ 0:2५ 
|| इन्कार को राह दे साफ साफ कहा हो yl BaD DU) 
| या इशारे में कहा हो । उन सब बातों || 29० -<>१५०००१८० ७ 67० 
पर ओलमा और अइम्मा-ए-किराम के |.“7>-)%02-3/-०८१७ 





फृतवों का इजमा 
सहाबा-ए-किराम*2/2४ के जमाने 
से आज तक चला आया हैं । i 
फर्कने इस सवाल के आने पर एक मुकम्मल किताब || 
चार हिस्सों में लीखी जिसका तारीख़ी नाम RH SL ॐ 
है । FPN ॥ 
ors , येह मुख्तसुरसा फतवा है और तारीख़ के लिहाज से इस का नाम | 
Mrs) 


IIA 


JANNATI KAUN? 





